निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 319 ) 


19 आषाढ़ 1934 ( NO ) 
पटना, मंगलवार , 10 जुलाई 2012 


कारा निरीक्षणालय 
गृह ( कारा) विभाग 


- - - 


- - 


अधिसूचना 

25 जून 2012 
सं0 कारा / स्थाo( अरा0 )01 - 21 / 12- 2772 - राज्य की काराओं में पदस्थापित निम्नलिखित चिकित्सा 
पदाधिकारियों को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित कर उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 5 में अंकित 
कारा में पदस्थापित किया जाता है: 


क्र0 चिकित्सा पदाधिकारी का नाम गृह जिला । 


वर्तमान पदस्थापन 


कारा का नाम जहाँ पदस्थापित 

किया जा रहा है । 


3 


5 


1 


डा0 ललन कुमार प्रसाद गया 
डा0 कुमार विजय शंकर सिंह मुजफ्फरपुर 
डा0 कुमार अमरेन्द्र आनन्द भोजपुर 
डा0 देवानन्द प्रसाद 

रोहतास 
डा0 विजय कुमार 

नालंदा 


केन्द्रीय कारा, मोतिहारी । मंडल कारा , बिहारशरीफ 
मंडल कारा, आरा केन्द्रीय कारा, मोतिहारी 
मंडल कारा, बिहारशरीफ | केन्द्रीय कारा, बक्सर 
उप कारा, शेरघाटी केन्द्रीय कारा, गया 
मंडल कारा, सासाराम आदर्श केन्द्रीय कारा , बेऊर, पटना 


बिहार गजट ( असाधारण), 10 जुलाई 2012 
2. सभी संबंधित काराधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त आदेश के आलोक में स्थानान्तरित कर्मियों 
को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत तुरंत विरमित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित 
करें । 

3. क्रमांक 2, 3 एवं 4 के चिकित्सा पदाधिकारियों का उनके अभ्यावेदन के आलोक में स्थानान्तरण किया गया 
है । अतः इसके लिए कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता उन्हें अनुमान्य नही होगा । 
4. सभी स्थानान्तरित पदाधिकारियों का माह जुलाई का वेतन नव पदस्थापित कारा से देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

लक्ष्मी प्रसाद चौहान, 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र० ) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 319- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


